रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 30 , 2017 / माघ 10 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY , JANUARY 30, 2017 /MAGHA 10 , 1938 


सं . 252 ] 
No. 252 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017 
का . आ . 282( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का . आ . 661 ( अ ), तारीख 04 मार्च 2016 जो भारत के 
राजपत्र असाधारण, भाग - II खण्ड - 3. उप - खण्ड ( i) में प्रकाशित की गई थी . द्वारा तमिलनाड राज्य के मदरै जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के कि . मी . 67 / 800 से कि . मी . 124 / 894 (तिरुचिरापल्ली - वीरालीमलई - मदुरै सेक्शन ) तक 
के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 15 जून 
2016 को दि हिन्दू और डेली थांथी दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 
__ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा उघ की उप - धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


Po 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3घ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


471 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45बी के कि . मी . 67 / 800 से कि . मी . 124 / 894 तक (तिरुचिरापल्ली 
विरलिमलई - मदुरै सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 


जिले तालुक 


भूमि । 


क्रम 

जिले 
संख्या | का नाम 


| का 


गाँव 


गाँव 


क्षेत्रफल 
( वर्ग 
मीटर 


सर्वेक्षण संख्या 


का 


का नाम 


की 


हितबद्ध व्यक्ति 

का नाम 


नाम 


प्रकार 


प्रकृति 


3 


4 


2 
मदुरै 


5 6 
660 / 3बी2 | निजी 


7 
नम 


मेल्युर । नवीनीपट्टी 


660 / 4सी2 | निजी 


नम 


661 / 2बी || निजी 


661 / 4बी1 


निजी 


661 / 4बी2 


निजी 


नम 


175 


661 / 5सी2 | निजी 


नम 


405 


पट्टा नं. 2091 
आर. शेखर - 1 
आर. कुमार - 2 
पुत्र राजु 
पट्टा नं.1261 
एम. बाथुमा बीवी 
पट्टा नं.3756 दिनाकरन 
पुत्र वीरानन 
पट्टा नं .3905 जैनुल 
परिथा पत्नी मैदीन मथार 
पट्टा नं.3906 मुमताज 
बेगम पत्नी यगाथलि 
पट्टा नं.2473 
अराम्मल पत्नी 
करुप्पन्न - 1 सुब्बाम्मल 
पत्नी कृष्णन - 2 
करुप्पयी पत्नी धर्मार - 3 
अवाचि पत्नी करुप्पैया - 4 
पप्पा पत्नी सोलैवल्ली - 5 
पेटचि पत्नी सुब्बन - 6 
पट्टा नं.2165 
एस. पी. जे. मणिवासगम - 1 
मायनर सुरेश गार्जियन 
मदर पलनिअम्मल - 2 
| रवि पुत्र शेखर 


661 / 6सी1 | निजी 


नम 


555 


नम 


। 


मेल्युर ( वार्ड - बी , 
ब्लॉक नं.9 ) 


293 


| रवि पुत्र शेखर 


205 


| गणेशन चेट्टियार 


टीएस नं. | निजी 
34 / 19 
टीएस नं . । निजी 
34 / 18 
टीएस नं. । निजी 
34 / 15 
टीएस नं . 

निजी 
34 / 17 
टीएस नं . । निजी 
37 / 8 


नम 


रवि पुत्र शेखर 


। 


नम 


। 


330 


पी . रमैया पुत्र वल्लैसामी 
इलियास सुंदरम 
अम्बालम - 1 
एन . मुरुगेशन - 2 
कल्याणसुंदरम - 3 
कालिमुथु पत्नी 
जयप्रकाश - 4 
सीनिवासन पुत्र 
करुपैया - 5 
एम . करुणानिधि पुत्र 
पेरिमुथु- 6 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नम 


100 


टीएस नं. । निजी 
37 / 12 


पी . रमैया पुत्र वल्लैसामी 
इलियास सुंदरम 
अम्बालम - 1 
एन . मुरुगेशन - 2 
कल्याणसुंदरम - 3 
कालिमुथु पत्नी 
जयप्रकाश - 4 
सीनिवासन पुत्र 
करुपैया - 5 
एम. करुणानिधि पुत्र 
पेरिमुथु- 6 
चितारायी पत्नी ए . 
सुब्रमणियन 


मेल्युर 
( वार्ड – बी , ब्लॉक 


टीएस नं. । निजी 
13 / 1 


नं . 25 ) 


20 


टीएस नं . | निजी शुष्क 
13 / 2ए 
टीएस नं . | निजी । शुष्क 
13 / 2बी 


। 


20 


चितारायी पत्नी ए. 
सुब्रमणियन 
एम. ए. पिटचै - 1 
एम. ए. मैदीन - 2 
ककनिया पत्नी रबिग 
राजा - 3 
कथार कनि राठौर 


82 


कादीर मैदीन पुत्र 
सिक्कंदरमणियम 


टीएस नं . | निजी । शुष्क | 

13 / 8 
टीएस नं . । निजी नम 
14टीएस नं . 

14 / 9 
टीएस नं . । निजी । नम । 
14 / 10 
टीएस नं . । निजी नम 
14 / 3 


557 


नम 


। । 


310 


टीएस नं . । निजी 
14 / 4 


नम 


| 


595 


टीएस नं . | निजी 
14 / 5 


कादीर मैदीन पुत्र 
सिक्कंदरमणियम 
पी . रामामूर्ति प्रेसिटेंड श्री 
सुंदरेश्वरा विद्या सागर 
पब्लिक एडुकेशनल ट्रस्ट 
पी . रामामूर्ति प्रेसिटेंड श्री 
सुंदरेश्वरा विद्या सागर 
पब्लिक एडुकेशनल ट्रस्ट 
पी . रामामूर्ति प्रेसिटेंड श्री 
सुंदरेश्वरा विद्या सागर 
पब्लिक एडुकेशनल ट्रस्ट 
| पी . रामामूर्ति प्रेसिटेंड श्री 
सुंदरेश्वरा विद्या सागर 
पब्लिक एडुकेशनल ट्रस्ट 
रसुल बीवी पत्नी मोहम्मद 
इब्राहिम 
कादीर मैदीन पुत्र 
सिक्कंदरमणियम 
पी . रामामूर्ति प्रेसिटेंड श्री 
सुंदरेश्वरा विद्या सागर 
पब्लिक एडुकेशनल ट्रस्ट 


नम 


। 


टीएस नं . । निजी 
20 / 2 


145 


टीएस नं . - निजी | नम 

20 / 3 
टीएस नं . | निजी 

20 / 4 
टीएस नं . । निजी नम 
20 / 8 


| 


69 


कुल योग 


4772 


[ फा . सं. भाराराप्रा -मुआ. / 11015 / 2016 - एलए / नोटिफ / पीआईयू - तिरची ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 30th January, 2017 
S . O . 282 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Road Transport and Highways, number S .O . 661(E ) dated 4th March 2016 , published in Gazette of 
India , Extraordinary Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of Section 3A of 
the National Highways Act, 1956 (48 / 1956 ) (herein after referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (Widening /Four-laning , etc .,) maintenance , management and operation of 
National Highway No. 45B , in the stretch of land from Km . 67 /800 to Km . 124 /894 ( Trichy 
Viralimalai-Madurai Section ) in Madurai District in the State of Tamil Nadu; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Hindu ” and 
“ Daily Thanthi” both dated the dated 15h June 2016 under Sub - section ( 3 ) of Section 3A of the 
said Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 3D of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land 
specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the lands to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km .67 /800 
to Km .124 /894 ( Tiruchirapalli - Viralimalai -Madurai Section ) of the National Highway No. 45B in the State of Tamil 

Nadu . 


Serial 
number 


Name of 

the 
district 


Name 

of 
the 
taluk 


Name of the 

village 


Survey 
number 


Type of 
land 


Nature 
of land 


Area 

(in 
Square 
meters ) 


Name of the person 

interested 


1 


2 


3 


9 


Madurai 


Melur 


| 


Navinipatti 


660 /3B2 


Private 


Wet 


26 


660 /4C2 


Private 


Wet 


Patta No. 2091 
R . Sekar - 1 , 
R . Kumar- 2 
S /o . Raju 
Patta No. 1261 
M . Bathuma Beevi 
Patta No. 3756 
Dinakaran , 
S /o . Veeranan 


661/2B 


Private 


Wet 


133 


661/4B1 


Private 


Wet 


125 


Patta No. 3905 
Jainul Paritha 
W / o .Maideen Mathar 


661/4B2 


Private 


Wet 


175 


Patta No. 3906 
Mumtaj Begam , 
W / o . Yagathali 
Patta No. 2473 
Arammal 


661/5C2 


Private 


Wet 


405 


[ HTT II – TUS 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


W /o . Karuppanan - 1 
Subbammal 
W /o . Krishnan -2 
Karuppayee 
W / o . Dharmar - 3 
Avachi 
W /o . Karuppiah -4 
Pappa 
W / o . Solaivalli- 5 Petchi 
W /o . Subban -6 
Patta No. 2165 
S . P . J .Manivasagam - 1 
Minor Suresh 
Guardian Mother Palaniammal - 2 
| Ravi S /o . Sekar 


661/6C1 


Private 


| Wet 


555 


Private 


Melur(Ward - B , 
Block No. 9 ) 


TS No. 
34 / 19 


Wet 


100 


Private 


Wet 


TS No. 
34 / 18 


1 


293 


Ravi S /o . Sekar 


Private 


NO . 


205 


TS No. 
34 / 15 


Wet 


Ganesan Chettiar 


| Private 


Wet 


TS No . 
34 / 17 


139 


Ravi S /o . Sekar 


Private 


Wet 


330 


TS No . 
37 /8 


P . Ramaiah , S /o . Vellaisamy @ 
Sundaram Ambalam - 1N . 
Murugesan - 2Kalyanasundaram 
3KalimuthuWo. Jeyaprakash 
4SeenivasanS/o . Karuppiah - 5M . 
KarunanithiS /o . Perimuthu -6 


Private 


Wet 


TS No. 
37 / 12 


100 


P . Ramaiah , 
S /o . Vellaisamy @ Sundaram 
Ambalam - 1 
N . Murugesan - 2 
Kalyanasundaram - 3 
Kalimuthu 
Wo. Jeyaprakash - 4 
Seenivasan 
S /o . Karuppiah -5 
M . Karunanithi 
S /o . Perimuthu -6 
Chitharayee W /o. A . Subramanian 


Private 


Dry 


Melur 
(Ward - B . 
Block No. 25 ) 


TS No. 
13 / 1 


Private 


TS No. 
13 /2A 


Dry 


20 


Chitharayee W /o . A . Subramanian 


TS No. 
13 / 2B 


Private 


Dry 


20 


M . A . Pitchai- 1 
M . A . Maideen - 2 
Kakaniya 
W /o . Rabig Raja - 3 
Kathar Kani Rowther 


Private 


Dry 


82 


Private 


Wet 


TS No. 

13 /8 
TS No. 

14 /9 
TS No. 
14 / 10 
TS No. 
14 / 3 


Private 


Private 


Wet 


70 


Private 


Wet 


557 


Kather Maideen 
S /o . Sikkandarmaniyam 
Kather Maideen 
S /o . Sikkandarmaniyam 
P . RamamoorthyPresident Sri. 
Sundareswara Vidya Sagar Public 
Educational Trust. 
P . Ramamoorthy 
President Sri. Sundareswara Vidya 
Sagar Public Educational Trust. 
P . Ramamoorthy 
President Sri . Sundareswara Vidya 
Sagar Public Educational Trust. 


TS No . 


| Private 


Wet 


310 


14 /4 


Private 


Wet 


595 


TS No. 
14 / 5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Private 


Wet 


145 


TS No. 
20 /2 


P . Ramamoorthy President Sri. 
Sundareswara Vidya Sagar Public 
Educational Trust . 
Rasul Beevi W /o .Mohamed 
Ibrahim 


Private 


TS No. 
20 / 3 


Wet 


171 


Private 


TS No . 
20 / 4 


Wet 


52 


Kather Maideen 
S /o . Sikkandarmaniyam 


Private 


Wet 


69 


TS No . 
20 /8 


P . Ramamoorthy President Sri. 
Sundareswara Vidya Sagar Public 
Educational Trust. 


Total 


4772 


[F . No. NHAI-HQ /11015 /2016 -LA /Notif./ PIU - Trichy] 


RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK 
KUMAR 


ALOKe 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 .02.04 
11:52:56 + 05 30 


